निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 188 ) पटना , मंगलवार 5 फरवरी 2019 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

__ 13 अगस्त 2018 
सं० 22 / नि०सि० (डि०) - 14 - 01 / 2018 / 1734 - श्री इन्द्रदेव प्रसाद मंडल (ID -J- 9027), सहायक 
अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल - 01, सासाराम के विरूद्ध उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के 
दौरान वित्तीय अनियमितता एवं शराब सेवन संबंधी आरोप पत्र साक्ष्यों सहित योजना एवं विकास विभाग, पटना के 
ज्ञापांक - 1030 दिनांक - 28. 02. 2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया है । जिसमें श्री इन्द्रदेव प्रसाद मंडल निलंबित कर 
विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा सक्षम स्तर से प्राप्त है । 

उक्त पत्र के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री इन्द्रदेव प्रसाद मंडल (ID -J- 9027), सहायक 
अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल - 01, सासाराम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम - 9 में विहित रीति के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित करने का 
निर्णय लिया गया है । 

3. निलंबन अवधि में श्री इन्द्रदेव प्रसाद मंडल का मुख्यालय मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण , 
जल संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है । 
___ 4. निलंबन अवधि में श्री मंडल को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्रमा प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 188 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


